रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
• भाग I - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART IK Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 677] 

नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 25 , 2009 / अग्रहायण 4 , 1931 
No. 6771 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4 , 1931 

गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009 . 
सा . का .नि . 845( अ ) - केन्द्रीय सरकार सशस्त्र सीमा बल अधिनियम , 2007 ( 2007 का 53 ) की धारा 155 की उप - धारा ( 2 ) के 
खंड ( क ) और खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल योधक उप -निरीक्षक ( सामान्य 
ड्यूटी ) सेवा में समूह ख पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

___ 1: संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक , उप -निरीक्षक ( सामान्य ड्यूटी ) समूह ख 
अराजपत्रित पद भर्ती नियम , 2009 है । 

___ (2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ (14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. आरंभिक गठन .- (1) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह ग योधक पदों के पदधारी नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ से 
पूर्व पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे । 

( 2) नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व संबंधित श्रेणी में उप-नियम (1 ) में विनिर्दिष्ट पदधारी की नियमित और 
निरंतर सेवा की परिवीक्षा अवधि पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा । 

5. प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम. - पोषक पंक्ति में व्यक्तियों को उनकी अपनी ज्येष्ठता के क्रम में अगली उच्चतर पंक्ति में प्रोन्नति के लिए 
सेवा पात्रता अवधि पूरी करने से पूर्व अर्हक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और बल का ऐसा प्रत्येक सदस्य किसी 
प्रोन्नति से पूर्व इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नति पाठ्क्रमों को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी । 

6. ज्येष्ठता. - काडर के विभिन्न प्रवर्गों या श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता समय - समय पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार परिभाषित किए जाएंगे । 

7 . निरर्हता. — वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

8. चिकित्सक दृष्टया योग्यता. - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी , केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप -1 में है , इन 
नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । 
स्पष्टीकरण. - इन नियमों के प्रयोजन के लिए शेप- 1 से निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है : 

(1 ) 


4291 GI/ 2009 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PARTI Sear 
(i) कोड अक्षर शेप, जो निम्नलिखित कृत्य को व्यपदिष्ट करते हैं , द्वारा उपदर्शित निम्नलिखित फैक्टर के 
अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा 
वर्गीकरण: 


एस - मनोवैज्ञानिक 
एच - श्रवण शक्ति 
ए - उपांग ( अपैन्डेजेस) 
पी - शारीरिक क्षमता 
ई - दृष्टि शक्ति 


( ii) प्रत्येक फैक्टर के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 
द्वारा कम होती हुई कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे 
सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1एसपी1ई1 लिखने के 
बजाय शेप -1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है: 


( क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त । 


( ख) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों 
को श्रवण शक्ति / दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं , पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और 
नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं । 


(ग) "एस " घटक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान ( 2700 मीटर से 
अधिक ) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो 
सकती है । 

( घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य । 


( इ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य । 


9. अन्तदेशीय अपात्रता : कोई व्यक्ति , जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व 
अनुमति के सिवाय , इन नियमों के अधीनम नियुक्ति नहीं किया जाएगा । 


10 . अधिवर्षिता : (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के , जिसमें वह सत्तावन 
वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है अंतिम दिन के अपराहृन में सेवानिवृत्त होगा: 


परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त 
करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा । 
11 . शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समोचीन है 
वह वह कारण को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को 
किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 
12. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं 
डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 
13. सेवा का दायित्व : इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं सेवा 
करने का दायी होगा। 
14. निर्वचन : इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विनिश्चिय किया जाएगा । 


[ भाग - खण्ड ) ] 


. . 


. . . .. . . 


- - 


( 
2 
) 


- 


पदकानामपदोंकीसंख्या।वर्गीकरण 
वेतन 
बैंड 
और 
चयन|सेवामेंजोड़ेगए।सीधेभर्तीकिएजानेवालेसीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंके 

श्रेणी 
वेतन 
/ 
अथवावर्षोंकाफायदा!व्यक्तियोंकेलिएआयुसीमालिएअपेक्षितशैक्षिकऔरअन्यअहर्ताएं वेतनमानअचयनपदकेन्द्रीयसिविल 

सेवा 
( 
पेंशन 
) नियम,1972के 
नियम 
, 
30 
के 
अधीन 
अनुज्ञेय 

हैयानहीं (1) 

(3) 

(4)(5) 1.उप-1060*(2009)साधारणकेन्द्रीयवेतनबैंड-2,चयन। लागूनहींहोता।25वर्षतक। 

( 
1 
) 
अनिवार्य 
: निरीक्षककार्यभारकेसेवा,समूह ख 9,300 

किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसे (साधारणआधारपरअ-राजपत्रित,34,800+। 

।(केन्द्रीयसरकारद्वारास्नातकडिग्रीयासमतुल्य। ड्यूिटी)परिवर्तनकिया(अननुसचिवीय)श्रेणीवेतन 

समय-समयपरजारीकिए जासकताहै। 4200रुपये। 

गएआदेशोंकेअनुसार(ii)शारीरिकऔरचिकित्सीयस्तर सरकारीसेवककोपाँचवर्ष(क)ऊँचाई:पुरुष:170सेंटीमीटर तकशिथिलनीयहोगी।) 

महिला:157सेंटीमीटर (ख)सीना:पुरुषकेलिए: बिनाफुलावके:80सेंटीमीटर फुलावसहित:कमसेकम5सेंटीमीटर 
की 
फुलाव 


--------- 


----- 


-...---- 


- 


....... 


- 


..................--..... 


महिलाकेलिए: सीनेकाकोईन्युनतममापनहींहोगा 


( 
1 
) 


1 


( 
2 
) 


( 
3 
) 


( 
4 
) 


( 
5 
) 


( 
6 
) 


. .... 


( 
7 
) टिप्पणः..आयु-सीमा|(ग)भार:(पुरुषऔरमहिलाकेलिए): 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
चिकित्सीय 
मानकों 
के 
अनुसार 
ऊँचाई 
निर्णायक 
तारीख 
आवेदन 
| 
और 
उम्र 
के 
अनुपात 
म 
! पत्रप्राप्तकरनेकेलिए| नियतकीगईअंतिमतारीखऊँचाईऔरसीनेमेंशिथिलीकरणनीचे 
निर्धारित 
की 
गई 
है 
। 
दिए 
गए 
अभ्यर्थियों 
के 
अनुसार 
अनुज्ञेय 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
होगा 
: असम,मेद्यालय,अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम,मणिपुर,|ऊँचाई:-अभ्यर्थियोंकेन्यूनतमऊँचाई नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,नीचेदिएगऐवर्गोंकेअनुसारअर्थात् जम्मू-कश्मीरराज्यकेगढ़वाल,कुमांयू,गोरखा,डोगरा,मराठा| लद्दाखखंड,हिमाचलप्रदेश|औरसिक्किम,नागालैंड,अरुणाचल केलाहोलऔरस्पीतिजिले|प्रदेश,मणिपुर,,त्रिपुरा,मिजोरम, 
तथा 
चम्बा 
- 
जिले 
के 
पांगी 
मेद्यालय 
, 
असम 
, 
हिमाचल 
प्रदेश 
, 
कश्मीर उपखंड,अंदमानऔर|वलेहऔरलद्दाखप्रदेशोंजम्मूऔर 
निकोबार 
द्वीप 
या 
लक्षद्वीप 
के 
कश्मीर 
राज्यों 
से 
संबंधित 
पुरुष 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
165 
सेंटीमीटर 
तथा 
की 
गई 
है 
। 
) 

155सेंटीमीटरमहिलायोंकेलिएहोगा। अनुसूचितजनजातियोंसेसंबंधितसभी 
अभ्यर्थियों 
की 
न्यूनतम 
ऊँचाई 
162 
. 
5 
सेंटीमीटर 
पुरुषों 
के 
लिए 
तथा 
150 
सेंटीमीटर 
महिलाओं 
के 
लिए 
होगी 
। 


- - --- - .. ._. . . . . . . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


वक्षः-गढ़वाल,कुमांयू,गोरखा,डोगरा, 
मराठा 
के 
प्रवर्ग 
में 
आने 
वाले 
पुरुष 
अभ्यर्थियों 
की 
न्यूनतम 
वक्ष 
और 
सिक्किम 
, 
नागालैंड 
, 
अरुणाचल 
प्रदेश 
, 
मणिपुर 
, 
त्रिपुरा 
, 
मिजोरम 
, 
. 
मेद्यालय 
, असम.हिमाचलप्रदेश, 


[ PART II 


SEC. 3(61 


____(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(8) कश्मीरवलेहऔरलद्दाखप्रदेशोंजम्मु औरकश्मीरराज्योंसेसंबंधितपुरुष अभ्यर्थीयोंकी78सेंटीमीटर(न्यनतम5 सेंटीमीटरफुलानेपरहोगी)।अनुसूचित| जनजातियोंसेसंबंधितसभीपुरुष अभ्यर्थियोंकीन्यूनतमछाती76 सेंटीमीटर(न्यूनतम5सेंटीमीटरफुलाने पर)होगा। 


[ भागा - खण्ड 36) ] 


- 


|चिकित्सीयमान: (अ)दृष्टि:बिनाचश्मालगाएदोनोआंखों कीन्यूनतमदृष्टि6/6और6/9होनी चाहिए। (ब)अभ्यर्थियोंकोअन्तर्जानु,सपाटपैर, सफीतशिरायातिर्यकआंखोंवालीनहीं होनाचाहिएउनकीउच्चरंगदृष्टिहोनीच चाहिए।उन्हेंमानसिकऔरशारीरिकरुप सेअच्छेस्वास्थ्यकाहोनाचाहिएजिससे 
कर्तव्यों 
के 
पालन 
में 
व्यवधान 
न 
हों 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण:सीधीभर्तीअभ्यर्थियोंजिन्हें सीधीभर्तीनियुक्तिउप-निरीक्षक(डेसी) पाठ्यक्रमकोनियक्तितारीखसेदोवर्ष केभीतरआधारितभर्तीप्रशिक्षण पाठ्यक्रमअर्हतकरनाहोगा।सीधी नियुक्तिउप-निरीक्षक(डेसी)पाठ्यक्रम कोअर्हककरनेकेलिएदोसेअधिक 
अवसर 
नहीं 
दिए 
जाएंगे 
जिसके 
न 
हो सकनेपरउसकीसेवासमाप्तिकादायी 


(13) 


|सीधेभर्तीकिएजानेपरिवीक्षाकी|भर्तीकीपद्धति,भर्तीसीधे|प्रोन्नति,प्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वाराभर्ती|यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिभर्तीकरनेमेंकिन| वालेव्यक्तियोंके|अवधि,यदिहोगीयाप्रोनतिद्वारायाकीदशामेंसेश्रेणियांजिससेप्रोनति,|हैतोउसकीसंरचना 
परिस्थितयों 
में 
संघ 
लिए 
निहित 
आयु 
कोई 
होप्रतिनियुक्तयाआमेलनद्वाराप्रतिनियुक्ति,आमेलनकियाजाएगा 

लोक 
सेवा 
आयोग 
से 
और 
शैक्षिक 
अर्हताएं 
तथा 
विभिन्न 
पद्धतियों 
द्वारा 

परामर्श 
किया 
जाएगा 
प्रोन्नत 
व्यक्तियों 
की 

भरे 
जाने 
वाली 
रिक्तियों 
की 
दशा 
में 
लागू 
होगी 
या 

प्रतिशतता 
नहीं ( 
9 
) 

( 
11 
) 
( 
12 
) 

( 
14 
) लागूनहींहोता।दोवर्ष। 
| 
( 
i 
) 
सीधी 
भर्ती 
द्वारा 
तेंतीस 
प्रोन्नतिः 
ऐसे 
प्रधान 
सिपाही 
( 
साधारण 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
निम्न 
लागू 
नहीं 
होता 

प्रतिशतजिसमेंदसप्रतिशत|डियूटी)जिन्होंनेसशस्त्रसीमाबलमेंउससेमिलकरबनेगी: 
जिसके 
अंतर्गत 
भूतपूर्व 
| 
श्रेणी 
में 
पाँच 
साल 
की 
नियमित 
सेवा 
की 
हो 
| 
1 
. 
उपमहानिरीक्षक 
, 
सशस्त्र 
सैनिकों 
का 
( 
कर्मचारी 
चयन 
| 
के 
साथ 
में 
कुल 
अट्ठारह 
साल 
सेवा 
की 
हो 
सीमा 
बल आयोगकेद्वारा)कीहै।औरनिम्नअर्हतारखताहो: 

: 
अध्यक्ष 
उपरोक्तं 
तेतीस 
प्रतिशत 
में 
| 

2 
. 
दो 
कमाण्डेंटस 
, 
सशस्त्र सेपाँचप्रतिशतजिन्होंने|()किसीमान्यताप्राप्तबोर्डसेमैट्रिकयासीमाबल। राज्ययादेशकेराष्ट्रीयदसवींपासयाविभागीयशैक्षिक 

: 
सदस्यों 
स्तर 
पर 
खेलप्रतियोगता 
में 
प्रतियोगिता 
में 
प्रथम 
श्रेणी 
उत्तीर्ण 
हो 
। 
3 
. 
उपयुक्त 
स्तर 
के 
अनुसूचित उत्कृष्टखिलाडियोंया 

जाति 
या 
अनुसूचित 
जनजाति अंतराष्ट्रीयप्रतिस्पर्धामें|(i)समय-समयपरमहानिदेशकसशस्त्रकेअधिकारी प्रतिनिधित्वकियाहो|सीमाबलद्वारायथाविहितपूर्वप्रोन्नति 
: 
सहयोजित 
सदस्य जिसकेअंतर्गतयासाथमेंपाठ्यक्रममेंअर्हताप्राप्तहोनाचाहिए। 
सभी 
भारतीय 
पुलिस 
खेल 
कुद 
भी 
है 
, 
में 
भाग 
लिया 
हो 
। 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(ii)प्रोन्नतिद्वारापचास 
प्रतिशत 
ऐसा 
न 
होने 
पर 
प्रतिनियुक्तिं 
/ 
आमेलन 
द्वारा 


IPART II - SEC. 3601 


[ भाग 


(9) 


(10) 


( 
12 
) 


(13) 


(14) 


-स 


- 


- 


310 ] 


- 


.- .. - . - 


. . . . . . 


. - 


- 


- - 


. 


(11) भूतपूर्वसैनिकोंकेलिए:(iii)सीमितविभागीयप्रतियोगीपरीक्षा: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजनः।पात्रताशर्तेः 

सिपाही/सामान्यडियूटीऔरप्रधान (iii)सत्तरहप्रतिशतसिपाही/सामान्यडियूटीसीमितविभागीय सीमितविभागीयप्रतियोगीप्रतियोगीपरीक्षामेंउपस्थितहोसकेंगे।ट्रेडमैन, परीक्षाद्वाराजिसकेनहोजोउप-निरीक्षक/सीमितविभागीयप्रतियोगी सकनेपरप्रोन्नतिद्वारा।परीक्षामेंभागलेनेकेलिएपात्रतारखताहोवह 

भीउप-निरीक्षक/सीमितविभागीयप्रतियोगी परीक्षामेंभागलेसकेगा। (क)सेवापात्रता:जिन्होंनेचारवर्षकीसेवासाथ मेंप्रशिक्षणकियाहो। (ख)उच्चआयऔरशैक्षिकयोग्यताःसीमित विभागीयप्रतियोगीपरीक्षामेंउपस्थितिहोनेके लिएउच्चआयु-सीमाबत्तीसवर्षहोगी।उन्हें अपेक्षितशैक्षिकयोग्यतास्नातकजोकिउप निरीक्षककेसीधीभर्तीकेलिएजरूरीहै। (ग)स्वच्छअभिलेख:अच्छेवार्षिक.गोपनीय रिपोर्टऔरअंतिमचारवर्षसेधब्बारहितरिकोर्ड होनाचाहिए। (घ)शारीरिकस्तरःजोकिउप-निरीक्षक/सीधी भर्तीअभ्यर्थियोंकेलिएलागूहै। (ड)चिकित्सीयस्तरःशेप 


भारतका राजपत्र असवारण 


. 


. . . ...--.---...... 


प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा:केन्द्रीयसरकारया राज्यसरकारयासंघराज्यक्षेत्रपुलिससंस्थानके अधिकारीजोसदृश्यपदोंपरनियमितकार्यकर रहेहों। 


(10) 


( 
11 
) 


(13) 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


(12) पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअभ्यर्थियों,जोप्रोन्नतिकीसीधी पंक्तिमेंहै,प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचारकिएजाने केपात्रनहींहोंगे।इसीप्रकारप्रतिनियुक्तिव्यक्तिप्रोन्नतिद्वारा नियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे। 


टिप्पण1:प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीय सरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठन/विभागमेंइसनियुक्ति सेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपरप्रतिनियुक्ति कीअवधिहै,साधारणतयाःतीनवर्षसेअधिकनहींहोगी। 


टिप्पण2:प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएअधिकतमआयु 

सीमाआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकोबावनवर्षसे| |अधिकनहींहोगी। 


. 


.. 


.. 


- 


.MA-.. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


71-ra. 


पूर्वसैनिकोंकेलिएपुनर्नियोजनः. सशस्त्रबलोंकेऐसेकार्मिकोंकेसंबंधमेंभीविचारकिया जाएगाजोएकवर्षकीअवधिकेभीतरसेवानिवृत्तहोनेवालेहैं यारिजर्वमेंस्थानानंतरितकिएजानेवालेहैंऔरजिनकेपास अपेक्षितअनुभवऔरविहितअर्हताएंहैं। ऐसेव्यक्तियोंकोउसतारीखतकप्रतिनियुक्तिकेनिर्वधनोंपर रखाजाएगाजिसतारीखसेउन्हेंसशस्त्रबलसेनिर्मुक्तकिया| जानाहै;तत्पश्चातउन्हेंपुनर्नियोजनपरबनेरहनेदियाजा सकताहै। 


-- 


[ 
फा 
. 
सं 
. 
4 
/ 
3 
/ 
एस 
. 
एस 
. 
बी 
. 
/ 
सी 
. 
एस 
. 
सी 
. 
/ 
09 
/ 
एस 
. 
एफ 
. 
एस 
. 
] 
| 

.वरुणकुमारसाहू,निदेशक(कार्मिक) 


| PART II - SEC. 3(6)] 


[ HUTII - aug 3 (0) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th November,2009 
. G .S.R .845 (E). — In exercise of the powers conferred by clauses (a ) and 
( c ) of sub -section 2 of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 
2007 ), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the 
method of recruitment to the Group B Non -Gazetted posts in the Sashastra Seema 
Bal Combatised Sub - Inspector (General Duty ) Service under the Ministry of Home 
Affairs , namely : - 


rah 


1. Short title and Commencement - (1 ) These rules may be called the 
Sashastra Seema Bal Combatised , Sub - Inspector (General Duty ) Group •B ^ Non 
Gazetted posts Recruitment Rules , 2009 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2. Number of posts , classification and scale of pay . - The number of the posts , 
their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in 
columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit , qualifications etc . - The method of 
recruitinent to the said posts , age limit , qualifications and other matters relating 
thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the aforesaid Schedule . 


4 . Initial constitution . - ( 1) The incumbents of the Group C Combatised 
posts specified in the said Schedule , who were appointed to the posts before the 
commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been 
appointed under the provisions of these rules . 


(2 ) The regular and continuous service of incumbents referred to in sub 
rule ( 1 ) in the respective grades immediately before the commencement of these 
rules, shall be taken into account for the purposes of probation period , qualifying. 
service for promotion , confirmation and pension in the service . 
5 . Pre- promotional courses.- The persons in the feeder rank shall be detailed 
to undergo qualifying courses before completing service eligibility period for 
promotion to the next higher rank in order of their seniority and every such member 
of the Force shall, before any promotion , he required to pass pre -promotional 
courses referred to in the Schedule annexed herein : 


6 . Seniority - The inter- se -seniority of officers appointed to the posts in 
different categories or grades of the cadre shall be defined in accordance with the 
general orders issued on the subject by the Central Government from time to time. 


4291GI / 09 -2 


( PART II — Sec . 30) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
Disqualification . - No person . 


7 . 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse 

living : or 


(b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with 

any person 


shall be eligible for appointment to the said post: 


. Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such a marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 


8 . Medical Fitness . - Notwithstanding any thing contained in these rules, only 
those persons who are in medical category SHAPE -1, shall be eligible for 
appointment under the provisions of these rules. 


Explanation .- For the purpose of this rule , " SHAPE -I" means Medical category 
defined as under : 


(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the 
officer under given factors indicated by the code letters SHAPE , which represent 
the following function : 


Psychological 
Hearing 
Appendages 

Physical Capacity 

- Eyesight 
( 11 ) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 
1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the 
numerals will be written next to the code letter , except that where an officer is in 
Grade-l in all factors , his category may be denoted by writing SHAPE -I instead of 
writing SIHIAIPIEL. General evaluation of these numerals are as under : 


(a ) 


Fit for all duties any where. 


(b ) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of 
employability depending on whether the duties involve severe stress or demand 
acuity of hearing/vision of both . ears or eyes . 


11. HIT 


[ 4m 11 - UUE 3(1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( c). Excepting " S" factor , fit for routine or sedentary duties but may have 
limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters ), extreme cold areas 
or hilly terrain and for long assignments . 


(d ) 


Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave. 


( e ) 


Permanently unfit for duties. 


9 . Ineligibility of aliens. - No person who is not a citizen of India, shall except 
with the prior permission of the Central Government in writing, shall be appointed 
under these rules . 


10 . Superannuation . - A person appointed under these rules shall retire from 
service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 
fifty -seven years: 


: 


Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall 
retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on 
attaining the age of fifty seven years. 


11 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in 
writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


12 . Saving . · Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age 
limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes , other Backward classes, Ex- servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time in this regard . . 


13. Liability of service. - Any person appointed to the said posts under these 
rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad . 


14 . Interpretation . - If any question relating to the interpretation of these rules 
arises, it shall be decided by the Central Government. 


4291G1109 - 3 


SCHEDULE 


Nameofpost. 


- - - 


-.. . 


- - - . 


( 
4 
) 


(7) 


|1. 


1.Sub Inspector (GeneralDuty). 


NumberofClassitication.PayBandWhetherWhetherAgelimitforEducationalandotherqualification posts. 

andGradeselection|benetil ofdirectrecruits.requiredfordirectrecruits. Pay.Paypostoraddedyearsof Scale.nonservice 

selection|admissible post.underrule30 

oftheCentral CivilServices (Pension)rules 

1972, (2)(3) 

(5)(6) 

(8) 1060*(2009)GeneralPB-2,Selection.Notapplicable.Upto25years.(i)Essential: Central(Rs.9300 

Bachelor sDegreefromarecognised *SubjecttoService,|34,800) 

(Relaxablefor 

Universityorequivalent. variationGroup B Grade 

Government 

Pay dependentonNonRs.4200. 

Servantupto(ii)PhysicalandMedicalStandard workload.Gazetted, 

five 
years 
in 
( 
a 
) 
Height 
: 
For 
males 
: (Non 

accordanice 

170 
cms 

ForFemales:157cms Ministerial) 

withthe Combatised. 

instructionsor(b)Chest:Formales: ordersissued 

Unexpanded:80cms bytheCentralExpandedMinimum Governinent 

expansion5cins fromt meto 

Forfemale: time). 

No 
inininium 
requirement 
. (c)Weight:(Formalesand Females):Proportionatetoheight andageasperMedicalstandards. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1111 


[PART 11 - Sec. 30 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


I 


(5 


( 
8 
) 


[ UTT II - UUS 30) ] 


L 

(7) Note:Thecrucialdate!Therelaxationwillbepermissiblein fordeterminingtheageheightandchesttothecandidatesas -limitshallbethefollows: closingdateforreceipt 

Height:Minimumheightofcandidates ofapplicationfrom 

fallinginthecategoriesofGarhwalis. candidates 

in 

Kumaonis.Gorkhas,Dogras,Marathas. India.(andnotthe closingdateprescribed 

andcandidatesbelongingtotheStates 

ofSikkim,Nagaland,Arunachal forthoseinAssam, 

Pradesh,Manipur,Tripura,Mizoram, Meghalaya,Arunachal 

Meghalaya,Assam.HimachalPradesh. Pradesh, Mizoram,Manipur, 

KashmirandLehandLadakhregions 

ofJammuandKashmirwillbe165cms Nagaland,Tripura, 

formalesand155cmsforfemales. Sikkim,Ladakh 

Theminimumheightforallcandidates 
Division 
of 
Jammu 
and 

belongingtoScheduledTribeswillbe KashmirState,Lahual 

162.5cmsformalesand150for andSpitidistrictand PangiSub-Divisionof ChambadistrictofChest:Theminimumchestofmale HimachalPradesh,candidatesfallinginthecategoriesof AndamanandNicobarGarhwalis,Kumaonis,Gorkhas, Islands 

or|Dogras,Marathasandcandidates Lakshadweep).belongingtothestatesofSikkim, 

Nagaland,ArunachalPradesh,Manipur Tripura,Mizoram,Meghalaya,Assam. HimachalPradesh,KashmirandLeh andLadakhregionsofJammuand Kashmirwillbe78cms(minimum5 cmsexpansion).Theminimumchest forallmalecandidatesbelongingto ScheduledTribeswillbe76cms (minimum5cmsexpansion). 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


females. 


whe 


I 


(4) 


L 


(5) 


(8) MedicalStandards: a)EyeSight:Theininimumdistant visionshouldbe6/6and6/9ofboth eyeswithoutcorrectioni.e.without wearingofglasses. 


davr 


i. 


. 


- 


b)Thecandidatesmustnothaveknock knee,flatfoot,varicoseveinorsquint ineyesandtheyshouldpossesshigh colourvision.Theymustbeingood mentalandbodilyhealthandfreefrom anyphysicaldefectwhichlikelyto interferewiththeefficientperformance 
of 
the 
duties 
. 


Note:Candidatesondirect appointmentshallqualityDirect appointmentSubInspectorCourse (DASI)withinaperiodoftwoyears fromthedateofappointment.Vot morethantwochancesshallbegivento qualityingDirectlyAppointedSub InspectorCoursefailingwhichservices areliabletoheterminated. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


N 


Part Il — Sec. 3(0)1 


[ ATTII - UUS 3 (0) ] 


C 


WhetherageandPeriodofMethodofrecruitmentIncaseofrecruitmentbyifadepartmentalpromotionalCircumstancesin educationalprobation,whetherbydirectpromotionordeputationorcommitteeexistswhatisitswhichUnion qualificationifany.recruitmentorbypromotionabsorption,gradesfromwhichcomposition. 

PublicService prescribedfor orbydeputationorpromotionordeputationor 

Commissionisto directrecruitsabsorptionandpercentageofabsorptiontobemade. 

beconsultedin willapplyinthevacanciestobefilledby 

making thecaseofvariousmethods. 

recruitinent. promotees. (10) 

(12) 

(13) 

(14) Notapplicable.Twoyears.(i).ThirtythreepercentbyPromotion:FromamongstGroup B Departmental 

Notapplicable. directrecruitmentincludingHead-constable(GeneralDuty)|PromotionalCommitteeconsisting tenpercentbyenofSashastraSeemaBalwithof:- servicemen(throughfiveyearsregularserviceinthe Staffselectioncommission).gradetogetherwithtotal1.DeputyInspectorGeneral, OutofabovethirtythreeeighteenyearsofserviceandSashastraSeemaBal percent.tivepercentfrompossessingthefollowing 

:Chairman amongstmeritorioussportsqualifications:-. personswhohave 

|2.TwoCommandants,Sashastra representedstateorcountry(i)Matriculationor10hclassSeeinaBal inthenationalorpassfromarecognisedboardor 

:Members internationalcompetitionindepartmentalIstclass sportsorgameeventseducationalexamination.3.ScheduledCasteorScheduled includedinAllIndiaPolice 

TribeOfficerofappropriatelevel Meet 

(ii)Musthavequalifiedthe.:Co-optedMember 

pre-promotionalcourse(s)as (ii)FiftypercentbyprescribedbytheDirector promotionfailingwhichbyGeneral,SashastraSeemaBall deputation/absorptionfromtimetotime. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


) 


L 


(10) 


( 
13 
) 
_ 
_ 


(14) 


I 


l 


(12) Forex-serviceman:(iii)LimitedDepartmentalCompetitive Deputation/ 

re-Examinations: employment. 

Eligibility 
conditions 
: (iii)Seventeenpercentby LimitedDepartmentalConstable/GDandHeadConstable/GD CompetitiveExaminationwillbeeligibletoappearinthesaid failingwhichbypromotion.LDCE.Tradesmen,whomeetQRSto 

appearinSI/LDCEarealsoeligibleto appearinSI/LDCE. 


a)Serviceeligibility:Theyshouldhave completedfouryearsofservice,including 
training 
. 


Ilill 


b)Upperage&Educational qualification:Theupperagelimitfor appearingintheLDCEwillbe32years. Therequirededucationalqualification willbegraduationwhichisalsothe eligibilityforDRSIs. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


11! 


c)Cleanrecord:GoodACRsand unblemishedrecordforlastfouryearsto beconsidered. 


d)Physicalstandards:Asapplicableto SI/DEcandidates. 


e)Medicalcategory:SHAPE-I. 


(PART II — Sec . 300 ) 


[ UM II - Gus 301 


(13) 


T 


(14) 


(12) Bydeputationorabsorption:Ollicers oftheCentralGovernmentorState GovernmentorUnionTerritoryPolice Organizationsholdinganalogouspostson regularbasis. 


- - 


- 


Thedepartmentalcandidatesinthe feedercategorywhoareinthedirectline ofpromotionshallnotbeeligiblefor considerationforappointmenton deputation.Similarly,deputationistshail notbeeligibleforconsiderationfor appointmentbypromotion. 


- - - - -. . - -. - .- . 


- .-.-. - 


. - .- . - .. - ...... ... 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - . - . - . 


Note1:-Theperiodofdeputation includingtheperiodofdeputationin anotherex-cadrepostheldimmediately precedingthisappointmentinthesameor someotherorganisationordepartmentof theCentralGoverninentshallordinarily notexceedthreeyears. Note2:-Themaximumagelimitfor appointmentbydeputationshallbenot! exceedingtittyilloyearsasonthe closingdateofreceiptofapplication. 


- . - . - 


.. 


. . . . 


- 


- 


- 


. 


(13) 


T 


( 
14 
) 


[ 


( 
9 
) 


( 
12 
) Byre-employmentforex-servicemen: 


VA 


TheArmedForcespersonnelwhohave heldthesameorequivalentrankin |ArmedForcesandareduetoretireorwho |aretobetransferredtoreservewithina 

periodofoneyearandhavingthe requisiteexperienceandqualificationsas prescribedforproinotionaboveshallalso beconsideredandsuchpersonsifselected wouldbegivendeputationtermsup-tothe dateonwhichtheyareduetoreleasefrom theArmedForcesandthereafterthey imaybecontinuedonre-employment. 


[F.No.4/3/SSB/CSC/09/SFS] BARUNKUMARSAHU,Director(Pers.) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054, 


( PART II — Sec . 30 ] 


